निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 354) 


__ 17 फाल्गुन 1940 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार , 8 मार्च 2019 


सं0 17 – योजना ( अवधि विस्तार) - 25 / 2019 - 315 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 
( भू - अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ) 


संकल्प 

27 फरवरी 2019 
विषय - दिनांक 09. 10. 2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या - 35 में स्वीकृत प्रस्ताव को निरस्त 

करते हुए एवं दिनांक 25.02. 2019 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या 50 में स्वीकृत प्रस्ताव 
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राजस्व मानचित्रों तथा खतियान 
के अद्यतनीकरण हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भू - अभिलेख एवं प्रबंधन कार्यक्रम 
( NLRMP / DILRMP ) को चालू रखते हुए वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक 04 
( चार ) वर्ष के लिए योजना के अवधि विस्तार हेतु राज्यांश 94415. 44 लाख रूपये ( नौ अरब 
चौवालीस करोड़ पन्द्रह लाख चौवालीस हजार रूपया ) तथा केन्द्रीय अंशदान की राशि 17407.07 
लाख रूपये ( एक अरब चौहत्तर करोड़ सात लाख सात हजार रूपये ) अर्थात् राज्यांश एवं केन्द्रांश 
सहित कुल राशि 111822. 51 लाख रूपये ( ग्यारह अरब अठारह करोड़ बाईस लाख एकावन हजार 

रूपया ) के व्यय एवं नियमित तथा संविदा सहित कुल 8946 (नियमित पद - 1318, पूर्व से संविदा पद 

___ - 191 एवं नव सृजित संविदा पद - 7437 ) पदों के अवधि विस्तार / पद सृजन की स्वीकृति । 
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम , 2011 के आलोक में दिनांक 19.04.2012 को योजना प्राधिकृत 
समिति तथा दिनांक - 15 .05. 2012 को मंत्रिपरिषद् द्वारा 3 वर्षों यथा 2012 - 13, 2013 - 14 एवं 2014 - 15 (तीन वर्षों) के 
लिए स्वीकृत प्राप्त योजना, जिसमें अराजपत्रित एवं राजपत्रित कुल 3486 पदों की स्वीकृति प्राप्त योजना को चालू रखते 
हुए अगले तीन वर्षों यथा - 2015 - 16, 2016 - 17 एवं 2017 - 18 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दिनांक 11.05.2015 को 
योजना प्राधिकृत समिति एवं दिनांक 16.06. 2015 को मंत्रिपरिषद द्वारा प्राप्त थी । पुनः दिनांक 12.09. 2018 को लोक वित्त 
समिति से आगामी दो वर्षों यथा - 2018 - 19 से 2019 - 20 एवं दिनांक 09. 10. 2018 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त 
की गई । 

सर्वे / री - सर्वे योजना पूर्णतः तकनीक पर आधारित कार्य है, अतः उक्त योजना को तय सीमा अर्थात् 
2018 - 19 से 2021 - 22 तक पूर्ण करने हेतु तकनीकी रूप से दक्ष पदाधिकारी / कर्मियों की सेवा लेने का प्रस्ताव है । 
इस हेतु सिविल अभियंत्रण में डिग्री / डिप्लोमाधारी एवं अमानत में डिप्लोमा / आई0टी0आई0 से सर्वेयर के प्रशिक्षण में 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 मार्च 2019 


सफलता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों का संविदा पर नियोजन करते हुए राज्य के सभी 534 अंचलो में सर्वे / री - सर्वे 
कराया जायेगा । 

( 2 ) अनुमानित व्यय : - बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भू - अभिलेख प्रबंधन 
कार्यक्रम ( NLRMP/ DILRMP) के अन्तर्गत चार वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018 - 19 से 2021 - 22 तक होने वाले 
राज्यांश की राशि 94415.44 लाख रूपये ( नौ अरब चौवालीस करोड़ पन्द्रह लाख चौवालीस हजार रूपया ) एवं केन्द्रांश 
की राशि 17407 .07 लाख रूपये (एक अरब चौहत्तर करोड़ सात लाख सात हजार रूपये मात्र) अर्थात् राज्यांश एवं 
केन्द्रांश सहित 111822. 51 लाख रूपये (ग्यारह अरब अठारह करोड़ बाईस लाख एकावन हजार रूपया )मात्र का व्यय 
निम्न अनुसार किया जायेगा : 


अवयव का नाम 


क्र० 
सं० 


वित्तीय वर्षवार बजट उपबंध प्रस्ताव 

( राशि लाख रूपये में ) 


कुल योग 


| 


10900. 00 


73439 . 97 


4822. 99 


2752.48 


1 2 

3 4 5 

6 
वर्षवार 2018 - 19 2019 - 20 2020 - 21 

2021 - 22 
स्थापना मद में व्यय 2200. 00 2600 .00 2900 .00 

3200 . 00 
स्थापना मद से भिन्न 

9927.91 

3927 .36 
मद में व्यय 

29797. 35 

29787.35 
राज्यांश मैचिंग ग्राण्ट 0 .01 

2411. 49 2411. 49 
अंचल स्तर पर डाटा 
केन्द्र - सह - आधुनिक 733. 26 1504.83 257. 20 

257. 19 
__ अभिलेखागार 
राजस्व अभिलेखों के 
स्कैनिंग एवं 

2500 .00 
डिजिटाईजेशन 
राज्यांश का योग ( क ) 6860 . 63 18944. 23 35366 .04 

33244.54 
6 । केन्द्रांश की राशि ( ख ) 0 .01 

8772.00 

8635 .06 
महायोग राज्यांश एवं केन्द्रांश 

6860 .64 27716. 23 44001. 10 
सहित ( क + ख ) 

_ 33244.54 
(ग्यारह अरब अठारह करोड़ बाईस लाख एकावन हजार ) रूपये मात्र 


2500 . 00 


( क ) 


94415. 44 


17407.07 
111822. 


51 


(3) पदों का सृजन / अवधि विस्तार : - लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगामी चार वर्षों यथा वित्तीय वर्ष 
2018 - 19 से 2021 - 22 के लिए निम्न तालिका अनुसार 1318 नियमित पदो का अवधि विस्तार , पूर्व से सृजित संविदा 
पद में से कतिपय संविदा पदों का प्रत्यर्पण एवं शेष का अवधि विस्तार तथा 7437 नवसृजित पदों का सृजन किया गया 
है : 


क्र० 


पदनाम 


पूर्व से 


स्वीकृत 
नियमित 


पूर्व से पूर्व से स्वीकृत प्रस्तावित 
स्वीकृत संविदा पद में से | नवसृजित 
संविदा पद कतिपय पदों एवं संविदा 

संख्या को प्रत्यर्पण 
कतिपय ___ के पश्चात् शेष 
पदों का । संविदा पद अवधि 
प्रत्यर्पण विस्तार हेतु 


स्वीकृति नियमित पद स्वीकृति हेतु 
हेतु कुल के अवधि । प्रस्तावित अवधि 
प्रस्तावित विस्तार की विस्तार एवं 

संविदा स्वीकृति हेतु संविदा पद 
पद (5 + 6 ) 

सहित कुल 
प्रस्तावित संख्या ( 7 + 8) 


में से 


पद 


पद 


कुल 


पद 


4 


38 


2 
बंदोबस्त 

पदाधिकारी 
प्रभारी पदाधिकारी 
सहायक बंदोबस्त 

पदाधिकारी 
| विशेष सर्वेक्षण । 


38 


48 


- - 


48 


108 


60 
- 


439 
- - 


- 


275 


275 


275 


पदनाम 


पूर्व से 
स्वीकृत 
नियमित 


एव । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 27 फरवरी 2019 
पूर्व से पूर्व से स्वीकृत प्रस्तावित 

स्वीकृति नियमित पद 
स्वीकृत संविदा पद में से नवसृजित 

हेतु कुल 

| के अवधि 
संविदा पद कतिपय पदों एवं संविदा 

प्रस्तावित । विस्तार की 
में से संख्या को प्रत्यर्पण 

संविदा स्वीकृति हेतु 
कतिपय के पश्चात् शेष 

पद ( 5 + 6 ) ___ कुल 
पदों का संविदा पद अवधि 

प्रस्तावित 
प्रत्यर्पण विस्तार हेतु 

पद 
4 5 6 7 

8 


स्वीकृति हेतु 
प्रस्तावित अवधि 
विस्तार एवं 
संविदा पद 
सहित कुल 
संख्या (7 + 8 ) 


पद 


पद 


9 


72 


475 


72 


- 


- 


550 


550 


550 


70 


- 


- 


70 


294 


294 


- 


550 


550 


550 


___ 7 


77 


- 


483 
323 


सहायक बन्दोबस्त 

पदाधिकारी 
अंचल निरीक्षक 
सह कानूनगो 
विशेष सर्वेक्षण 

कानूनगो 
प्रधान लिपिक एवं 

लिपिक 

मोहर्रिर 
विशेष सर्वेक्षण 

लिपिक 
प्रारूपक 
अमीन / सर्वेयर | 
विशेष सर्वेक्षण 

अमीन 
अमीन 

चालक 
अनुसेवक / जंजीर 

वाहक 
कार्यपालक 

सहायक 
डाटा इन्ट्री 

ऑपरेटर / 
कम्प्यूटर ऑपरेटर 
आई0टी0 ब्वाय 


77 
277 


160 


___ 117 


4950 


4950 


4950 


550 


550 


550 
16 


16 


- 


- 


16 


493 


307 


493 


493 


275 


275 


275 


275 


275 


275 


कुल योग 


1318 


2027 


191 


7437 


7628 


1318 


8946 


(4 ) ( क ) बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेकनिक महाविद्यालय से असैनिक अभियंत्रण से डिप्लोमा 
उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मानदेय पर आधारित विशेष सर्वेक्षण कानूनगों एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पद पर 
नियोजन में 40 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया जायेगा । 

( ख ) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालय से असैनिक अभियंत्रण से स्नातक 
उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मानदेय पर आधारित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के संविदा पद पर 
नियोजन में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया जायेगा । 

(5 ) नियोजन एवं पारिश्रमिक भुगतान प्राधिकार : - सर्वेक्षण एंव बन्दोबस्त कार्य हेतु संविदा पर नवसृजित पद 
यथा विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगों, विशेष सर्वेक्षण लिपिक , विशेष सर्वेक्षण 
अमीन एवं अमीन का नियोजन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / बिहार विकास मिशन / बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन 
आयोग द्वारा एवं पारिश्रमिकी का भुगतान भू - अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय / बिहार विकास मिशन / राजस्व एवं भूमि 
सुधार विभाग को उपलब्ध करायी गई राशि से बिहार विकास मिशन / भू - अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा किया 
जायेगा एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई0टी0 ब्वॉय का नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से तथा कार्यपालक सहायक का 
नियोजन जिला समाहर्ता के पैनल से किया जायेगा । उक्त पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय निम्नवत् है : 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 मार्च 2019 


क्र0सं | 


पदनाम 


पदों 


अभ्युक्ति 


की 


संख्या 


2 


10 


विशेष 


3 
275 


सर्वेक्षण 
सहायक 
बन्दोबस्त 
पदाधिकारी 


नियोजन न्यूनतम | न्यूनतम सरकार पर पड़ने । अनुमानित कुल संविदा 
प्राधिकार शैक्षणिक कार्य वाला प्रतिकर्मी वार्षिक व्यय । नियोजन में 
योग्यता एवं अनुभव व्यय भार 

वेटेज 
अर्हता 

(EPF & ESI 

सहित ) 
4 

7 8 

9 
सिविल | दो वर्ष का 59000 / 19,47,70, 000 / - 1. मैट्रिक - 10 
इंजिनियरिंग सरकारी / | (मानदेय 52202. 

2. इन्टर - 15 
निबंधित | 50, EPF & ESI 

3. स्नातक - 50 
स्नातक + 2 गैर 

4. स्नातकोत्तर - 5 
वर्ष का 

सरकार का 
सरकारी अंशदान - 2797. 

5. अनुभव - 20 
न्यूनतम 

संस्थान में 50 , मोबाईल 
अनुभव 

कार्य करने लैपटॉप व 
का अनुभव इन्टरनेट व्यय की 

प्रतिपूर्ति - 4000 ) 

36000 / 
दो वर्ष का 

(मानदेय 29202 . 
सिविल । सरकारी / 

50 , EPF & ESI 
भू - अभिलेख | इंजिनियरिंग | निबंधित 

सरकार का 

1. मैट्रिक - 10 
___ एवं में डिप्लोमा । गैर 

सरकारी 

अंशदान - 2797. | 23 ,76,00,000 / | 2. डिप्लोमा - 70 
परिमाप 

3. अनुभव - 20 

50 , मोबाईल 
निदेशालय 

न्यूनतम 

संस्थान में 
( राजस्व 

कार्य करने 

लैपटॉप व 

इन्टरनेट व्यय की 
एवं भूमि 

का अनुभव 

प्रतिपूर्ति - 4000 ) 
सुधार 
विभाग ) 

_ 31000 / 

( मानदेय 24202. 
/ बिहार 
विकास 

50 , EPF & ESI 
मिशन / सिविल 

सरकार का 
इंजिनियरिंग 

1,84,14,00, 000 / | 1. मैट्रिक - 10 

अंशदान - 2797. 
बिहार 
में डिप्लोमा 

2. डिप्लोमा - 90 
तकनीकी 

50 , मोबाईल 
कर्मचारी 

लैपटॉप व 

इन्टरनेट व्यय की 
चयन 

प्रतिपूर्ति - 4000 ) 
आयोग 


( 1) न्यूनतम 
कार्य अनुभव 
के पश्चात् 

प्रत्येक 
अतिरिक्त 
कार्य अनुभव 
वर्ष के लिए 5 
एवं अधिकतम 
20 अंक देय 


2 


। 


विशेष 
सर्वेक्षण 
कानूनगो 


550 


अनुभव 


| 


3 


विशेष 
सर्वेक्षण 
अमीन 


4950 


अमीन 


सरकारी 
मान्यता 

प्राप्त 
संस्थान से 
अमानत की 
डिग्री या 
आई0टी0 
आई0 से 
सर्वेयर के 
प्रशिक्षण में 
सफल 


550 


22000 / 
( मानदेय 15345 .00, 
EPF & ESI 

सरकार का 
अंशदान - 2655 , 
मोबाईल लैपटॉप 
व इन्टरनेट व्यय 
की प्रतिपूर्ति 
- 4000 ) 


( 2 ) स्तम्भ 
संख्या - 7 में 
अंकित नियोजित 
कर्मियों हेतु 
पारिश्रमिकी 
/ मानदेय में 
यदि राज्य 
सरकार / विभाग 
द्वारा कोई 
संशोधन / 
परिवर्तन ( वृद्धि 
/ कमी) किया 

जाता है तो 
उक्त नियोजित 
कर्मियों को 
संशोधित / 
परिवर्तित (वृद्धि 

/ कमी ) 
पारिश्रमिकी / 
मानदेय अनुमान्य 
किया जायेगा । 


1. मैट्रिक - 10 
2. डिप्लोमा / 
आई0 टी0 आई0 

- 90 


14,52,00 , 000 / - | 


क्र0सं 


पदनाम 


अभ्युक्ति 


पदों । नियोजन 
की । प्राधिकार 
संख्या 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 फरवरी 2019 
न्यूनतम __ न्यूनतम 

सरकार पर पड़ने । अनुमानित कुल । 
शैक्षणिक कार्य वाला प्रतिकर्मी | वार्षिक व्यय । 
योग्यता एवं अनुभव व्यय भार 
अर्हता 

(EPF & ESI 

सहित ) 
5 6 7 

8 


संविदा 
नियोजन में 

वेटेज 


1 


2 


3 


4 


9 


10 


550 


स्नातक 


25000 / - प्रति । 16, 50 ,00 ,000 / 
माह प्रति कर्मी 


लिपिक / 
विशेष 
सर्वेक्षण 
लिपिक 


1. मैट्रिक - 10 
2. इन्टर - 15 
3. स्नातक - 70 


स्नातकोत्तर - 05 


4, 29,00 ,000 / 


13000 / - प्रति 
माह प्रति कर्मी 


कार्यपालक | 275 | जिला 

बिहार 
सहायक 

पैनल से प्रशासनिक 

सुधार 
मिशन द्वारा 

निर्धारित 
डाटा इन्ट्री 

बेल्ट्रॉन के | बेल्ट्रॉन 
ऑपरेटर 

माध्यम से द्वारा 
आई0टी0 275 

निर्धारित 
ब्याय 
___ कुल योग : - | 7437 


12 


- 


25000 / - प्रति । 36, 00, 000 / 
माह प्रति कर्मी 
16118 / - प्रति | 5, 31, 89, 400 / 
माह प्रति कर्मी 

2,68, 36,59, 400 / 


( 6 ) राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन में 25 करोड़ रूपये व्यय किया जाएगा । 

संविदा पर नियोजित कर्मियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण संबंधित जिलों के समाहर्ता - सह - बन्दोबस्त 
पदाधिकारी / निदेशक , भू - अभिलेख एवं परिमाप / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समन्वय से किया 

जाएगा । 
( 8) पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 1730 दिनांक 10. 11. 2018 को निरस्त किया जाता है । 
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में 
सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए । 

आदेश से , 
ब्रजेश मेहरोत्रा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 354 -571 + 300 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


